निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 वैशाख 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 343) पटना , शुक्रवार , 22 अप्रील 2016 


सं0 02 / रेगु . - 2 - 7024 / 2015 - 817 

गन्ना उद्योग विभाग 


संकल्प 

7 अप्रील 2016 
विषय: - चीनी उद्योग के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक में राज्य के गन्ना उत्पादक कृषकों को पेराई सत्र 

2015 - 16 के लिए बढ़े हुए दर पर ईंख मूल्य के ससमय भुगतान सुनिश्चित कराने के निमित्त राज्य की चीनी 
मिलों को 16.75 रू० / क्विटल ईख मूल्य अनुदान उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति । 

राज्य की चीनी मिलों के समक्ष चीनी की कीमतों में आई भारी गिरावट , चीनी की रिकवरी में गिरावट एवं 
राष्ट्रीय स्तर पर चीनी के अत्यधिक उत्पादन के कारण गन्ने के मूल्य एवं चीनी की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि में 
असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होने के कारण चीनी मिलों को ईख मूल्य भुगतान में हो रहे आर्थिक कठिनाइयों को देखते 
हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य में कार्यरत चीनी मिलों को आर्थिक स्थायित्व प्रदान करने, गन्ना कास्तकारों को उनके 
उत्पाद के लिए नियमित रूप से गत् वर्ष के दर से बढ़े हुए दर अर्थात् आगात् प्रभेद के लिए 270 रू० / क्विटल, 
सामान्य प्रभेद के लिए 260 रू० / क्विटल एवं निम्न प्रभेद के लिए 250 रू० / क्विटल (बाह्य क्रय केन्द्रों पर निर्धारित 
15 रू० / क्विटल कम) के अनुरूप समसय ईख मूल्य भुगतान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चालू पेराई सत्र 2015 - 16 
के लिए राज्य के चीनी मिलों को कुल 27.50 रू० / क्विटल अनुदान एवं छूट के रूप में उपलब्ध करवाने का निर्णय 
लिया गया है । इसके अन्तर्गत 1.75 रू० / क्विटल की दर से अधिरोपित ईख क्रय कर की पेराई सत्र 2015 - 16 में 
अदायगी से छूट प्रदान की गयी है । पेराई सत्र 2015 - 16 के लिए भुगतेय क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन की दर को 
ईख मुल्य के दर के 1. 80 प्रतिशत से घटाकर ईख मुल्य के दर के 0. 20 % के रूप में पूनर्निर्धारित किया गया है 
( संबंधित आदेश अलग से निर्गत किये जा रहे हैं ) तथा छोआ के मूल्य में गत वर्ष की गयी बढ़ोत्तरी को सम्मिलित करते 
हुए चीनी मिलों को 10.75 रू० / क्विटल की दर से ईख मूल्य भुगतान में सहयोग की व्यवस्था की गई है । 

इसके अतिरिक्त गन्ना किसानों को राहत देने के लिए बिहार सुगर मिल्स एसोसयिशन ( BSMA) द्वारा पेराई 
सत्र 2015 - 16 के लिए घोषित किये गये ईख मूल्य के दर अर्थात आगात् प्रभेद के लिए 270 रू० / क्विटल, सामान्य 
प्रभेद के लिए 260 रू० / क्विटल एवं निम्न प्रभेद के लिए 250 रू० / क्विटल (बाह्य क्रय केन्द्रों पर निर्धारित 15 
रू० / क्विटल कम ) पर गन्ना कृषकों को उनके ईख के मूल्य का भुगतान करने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा राज्य 
की चीनी मिलों को पेराई सत्र 2015 - 16 में उनके द्वारा गन्ना कृषकों से क्रय किये गये गन्ना के निमित्त प्रति क्विटल 
16.75 रू० की दर से अनुदान की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 22 अप्रील 2016 
इस निमित्त राज्य योजना से अनुमानित 100.50 करोड़ रूपये ईख मूल्य अनुदान के रूप में चीनी मिलों को 
भुगतेय होगा जिसे वित्तीय वर्ष 2016 - 17 के उदव्यय / उपबंध एवं तद्नुरूप बजट आवंटन के माध्यम से प्राप्त कर 
भुगतान की जायेगी । 

2. उपरोक्त कंडिका में अंकित राशि की विमुक्ति एवं वितरण की प्रक्रिया निम्नवत् होगी: 

सरकार द्वारा यह निर्णय गन्ना कृषकों को समय पर उनके उत्पाद का उचित दर पर मूल्य मुहैया करवाने के 
उद्देश्य से लिया गया है तथा इसी आलोक में ईख के क्रय एवं उसके मूल्य के भुगतान में विचौलियों के प्रभाव को 
निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से मिलों द्वारा ईख उत्पादक कृषकों को उनके द्वारा आपूरित ईख के मूल्य का भुगतान शत् 
प्रतिशत उनके बैंक खाते में सीधे RTGS / Bank Advice के माध्यम से सम्पन्न कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं : 

(i) इस योजना अंतर्गत अनुदान के लाभ की प्राप्ति हेतु राज्य की चीनी मिलों को BSMA द्वारा पेराई 

सत्र 2015 - 16 के लिए घोषित ईख मूल्य के दर अर्थात् आगात् प्रभेद के लिए 270 रू० / क्विटल, 
सामान्य प्रभेद के लिए 260 रू० / क्विटल एवं निम्न प्रभेद के लिए 250 रू० / क्विटल (बाह्य क्रय 
केन्द्रों पर निर्धारित 15 रू० / क्विटल कम ) की दर से ईख आपूरक गन्ना कृषकों को ईख मूल्य का 
भुगतान करने की अनिवार्यता रहेगी। 

उपरोक्त अनुरूप माहवार गन्ना कृषकों से किये गये ईख की खरीद एवं उस अनुरूप किये 
गये ईख मूल्य भुगतान के आधार पर चीनी मिलें कंडिका – (i) में उल्लेखित देयता की गणना कर 
किये गये भुगतान से संबंधित हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में साक्ष्य स्वरूप अनुलग्न करते हुए विभाग को 
संबंधित ईख पदाधिकारी के माध्यम से दावा पत्र उपलब्ध करवायेगी । संबंधित ईख पदाधिकारी 
प्रस्तुत दावे को निर्धारित मापदंड के अनुरूप परीक्षण करेंगे तथा विहित प्रपत्र में जाँच – प्रतिवेदन 
अपनी अनुशंसा के साथ विभाग को समर्पित करेंगे । विपत्र के साथ चीनी मिलों द्वारा दिवसवार, 
केन्द्रवार तथा किसानवार किये गये ईख मूल्य भुगतान (वजन , दर एवं उसके अनुरूप 
भुगतेय / भुगतान किये गये राशि के विवरण के साथ ) से संबंधित साक्ष्य भी सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी 
में उपलब्ध करवाया जायेगा । विपत्र के साथ पूरे पेराई सत्र में गन्ना कृषकों से क्रय किये गये 
प्रभेदवार गन्ने की मात्रा (विहित प्रपत्र में ), उस निमित्त निर्धारित दर पर देय ईख मूल्य , निर्धारित 
दर पर किये गये ईख मूल्य भुगतान एवं अवशेष राशि से संबंधित प्रतिवेदन भी संलग्न किया 
जायेगा । 

मिलों से प्राप्त माहवार प्रतिवेदन की जाँच एवं समीक्षा के उपरान्त विभाग द्वारा गन्ना 
कृषकों से क्रय किये गये जितनी गन्ने की मात्रा के लिए उपरोक्त निर्धारित दर पर ईख के मूल्य 
का भुगतान कर दिया गया है, के समतुल्य भुगतेय अनुदान की राशि का भुगतान इलेक्टॉनिक 
ट्रान्सफर के माध्यम से संबंधित चीनी मिलों का किया जायेगा । 
निर्धारित शर्तो के अनुरूप ईख मूल्य का भुगतान नहीं करने, उसमें किसी प्रकार का विचलन किये 
जाने के प्रमाण प्राप्त होने की स्थिति में अनुदान स्वरूप उपलब्ध करायी गयी सम्पूर्ण राशि को मिल 

से वापस ले ली जायेगी तथा उन मिलों के विरूद्ध सख्त दण्डात्मक कार्रवाई भी की जायेगी । 
(iii ) मिलों को उपलब्ध करायी गयी अनुदान की राशि का उपयोग पेराई सत्र 2015 - 16 के लिए शेष 

भुगतेय ईख मूल्य के भुगतान के मद में किया जायेगा । प्राप्त अनुदान की राशि के व्यय से संबंधित 
मासिक प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण - पत्र संबंधित चीनी मिलों द्वारा विभाग एवं स्थानीय ईख 
पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा । 
स्थानीय ईख पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत अनुदान की राशि का उपयोग मात्र 
पेराई सत्र 2015 - 16 के गन्ना मूल्य भुगतान के मद में हो तथा इससे संबंधित पूर्ण मासिक 
प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे । 
पेराई सत्र 2015 -16 में गन्ना कृषको द्वारा आपूर्ति किये गये गन्ना का सम्पूर्ण ईख मूल्य का 
भुगतान RTGS / Bank Advice के माध्यम से ही किया जायेगा । इसका अनुपालन नहीं किये जाने 
की स्थिति में किसी भी परिस्थिति में ईख मूल्य अनुदान का भुगतान नहीं किया जायेगा । 
ईख पदाधिकारी संबंधित चीनी मिलों से वर्तमान् पेराई सत्र का सम्पूर्ण ईख मूल्य का भुगतान 
RTGS / Bank Advice के माध्यम से कराना सुनिश्चित करायेंगे तथा RTGS / Bank Advice के 
माध्यम से भुगतान किये गये ईख मूल्य पर देय ईख मूल्य अनुदान का भुगतान हेतु अनुशंसा 

विभाग को करेंगे । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी 
सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रवि मित्तल, 
प्रधान सचिव । 


(ii) 


( vi) 


बिहार गजट ( असाधारण ), बिहार गजट ( असाधारण ) , 22 अप्रील 2016 


3 


जाँच प्रतिवेदन 
( प्रपत्र - 2 ) 


1 . | सकल्प संख्या - . 

दिनांक - ..... गन्ना कृषको को समय पर उनके उत्पाद का उचित 
.............. में अंतर्निहित प्रावधान 

मूल्य दिलाने के उद्देश्य से BSMA द्वारा पेराई सत्र 
2015 - 16 के लिए निर्धारित ईख मूल्य के अनुरूप ईख 
का क्रय एवं उसके मूल्य का भुगतान के निमित्त राज्य 

सरकार के स्तर से 16.75 रू० / क्विटल अनुदान । 
2. पेराई सत्र 2015 - 16 के लिए ईख के मूल्य का | 1. आगात प्रभेद - 270 रू० / क्विटल । 
BSMA द्वारा घोषित / प्रवृत्त दर 

| 2. सामान्य प्रभेद - 260 रू० / क्विटल । 

निम्न प्रभेद - 250 रू० / क्विटल । 
(वाह्य क्रय केन्द्रों पर निर्धारित 15रू० / क्विटल 

कम ) 
| पेराई सत्र 2015 - 16 के लिए मेसर्स - 

......... सुगर मिल द्वारा 
गन्ना कृषकों से क्रय किये गये गन्ने की प्रभेदवार 
एवं केन्द्रवार मात्रा । 
( विहित प्रपत्र में संलग्न करें ) 


| कंडिका - (3 ) के अनुरूप निर्धारित दर पर विस्तृत 
विवरण सहित भुगतेय ईख मूल्य । (विवरण 
अनुलग्न करें) । 
प्राप्त दावें का विवरण । 
भुगतान की अवधि / भुगतान की गई ईख की 
मात्रा, दर तथा किये गये भुगतान में सहित राशि 
के विवरण के साथ । 
क्या दावा पत्र के साथ दिवसवार, केन्द्रवार तथा 
किसानवार किये गये भुगतान का विवरण , 
भुगतान की मात्रा तथा किसानों के बैंक खाता 
संख्या के साथ अंकित है ? 
किसानों को उनके ईख मूल्य का भुगतान किस 
प्रकार किये गये हैं । पूर्ण विवरण अंकित करें । 


RTGS / Bank Advice के माध्यम से 
किये गये भुगतान का विवरण , प्रमाण 
सहित । 
चेक / Account Payee चेक के माध्यम 
से किये गये भुगतान का विवरण , चेक 

नम्बर के साथ । 
( iii) | नकद, भुगतान का साक्ष्य सहित पूर्ण 

विवरण । 
| RTGS / Bank Advice के माध्यम से किये गये 

भुगतान की बैंको एवं किसानों से सम्पर्क कर 
किये गये टेस्ट चेक का विवरण । 
संकल्प के प्रावधानों के आलोक में जाँच 
पदाधिकारी की अनुशंसा 


स्थान : 
तिथि :. 


जाँच पदाधिकारी का हस्ताक्षर 
पदनाम 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 22 अप्रील 2016 


प्रपत्र - 1 
पेराई सत्र 2015 - 16 में क्रय किये गये गन्ने की मात्रा एवं इस हेतु भुगतेय ईख मूल्य की राशि से संबंधित विवरणी । 


( आंकड़े लाख रू० एवं लाख क्वि० में ) 


चीनी मिल का नाम 


क्रम 
संख्या 


मिल गेट / क्रय केन्द्र का नाम क्रय किये गये अगात 

( सभी क्रय केन्द्रों का प्रभेद के गन्ने की 
क्रमवार नाम अंकित करें ) 

मात्रा 


क्रय किये गये 
सामान्य प्रभेद के 
गन्ने की मात्रा 


- - - 


- - - - - - - - 


- - - - - - - - 


कुल योग : 


नोट:- पेराई सत्र 2015 - 16 में बिस्मा ( BSMA) द्वारा घोषित गन्ने के मूल्य का दर : - (1.) अगात प्रभेद - 270 

रू० / क्वि० (2.) सामान्य प्रभेद - 260 रू० / क्विं० एवं (3.) निम्न प्रभेद - 250 रू० / क्वि० (बाहय क्रय केन्द्रों पर 
निर्धारित 15 रू० / क्विं० कम ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), बिहार गजट ( असाधारण ) , 22 अप्रील 2016 5 

प्रपत्र - 1 
पेराई सत्र 2015 - 16 में क्रय किये गये गन्ने की मात्रा एवं इस हेतु भुगतेय ईख मूल्य की राशि से संबंधित विवरणी । 

( आंकड़े लाख रू० एवं लाख क्वि० में ) 


निर्धारित दर पर | निर्धारित दर पर निर्धारित दर पर 
क्रय किये गये । क्रय किये गये | 

कंडिका - 4 पर कंडिका - 5 पर कंडिका - 6 पर 
निम्न प्रभेद के तीनों प्रभेदों । 

अंकित गन्ने की | अंकित ईख की अंकित ईख की 
गन्ने की मात्रा की कुल मात्रा | 

मात्रा का मूल्य मात्रा का मूल्य । मात्रा का मूल्य 


कुल भुगतेय ईख 
मूल्य (8 + 9 + 10 ) 


78 


9 


10 


| 


11 


नोट: - पेराई सत्र 2015 -16 में बिस्मा ( BSMA) द्वारा घोषित गन्ने के मूल्य का दर :-(1.) अगात प्रभेद- 270 

रू० / क्वि० ( 2.) सामान्य प्रभेद - 260 रू० / क्विं० एवं ( 3.) निम्न प्रभेद - 250 रू० / क्वि० (बाहय क्रय केन्द्रों पर 
निर्धारित 15 रू० / क्विं० कम ) 


- वि०( )सामान्य प्रम 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 343 -571 + 200 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


